भगवान से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो नहीं सकता इसलिए शरणागति गुरु की करनी पड़ेगी और
शरणागति में वही 1 नियम है अनुकूल संकल्प पहला कानून उसके अनुकूल ही सोचना, उसकी
इच्छा में इच्छा रखना, उसको सुखी करने की सेवा करना बस ही शरनागत
